रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


LAT 


मम्यमय जपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड3- - उप - खण्ड । 
PARTI - Section 3 - Sub - section 


TI- खण्ड 3 - उप- खण्ड 


ग्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 313 ] 
No. 313] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 21, 2001 / ज्येष्ठ 31, 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 21, 2001/ JYAISTHA 31, 1923 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 जून, 2001 


सा . का . नि . 442( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( i) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कोचीन पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में दर्शित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवानिवृति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीतरी चिकित्सा सुविधाएं ) संशोधन विनियम 2001 
का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 

अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा कोचीन 
पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीतरी चिकित्सा सुविधाएं ) विनियम 1991 में निम्नलिखित संशोधन बनाती है । 

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीतरी चिकित्सा सुविधाएं ) संशोधन विनियम 2001 
1. ( क ) इन विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीतरी चिकित्सा सुविधाएं ) संशोधन 
विनियम 2001 कहा जाए । 

( ख ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीसरी चिकित्सा सुविधाएं ) विनियम 1991 ( इसके बाद उक्त विनियम 
से अभिहित है ) उपबन्ध को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : 

बशर्ते कि कोई भी कर्मचारी जो. सी एस ( एम. ए. ) नियम , सी . जी . एच. एस. एवं ई. एस. आई. के अधीन लाभ उठाता है इस विनियम के अनुसार 
योग्य नहीं है । 
3. उक्त विनियमों में विनियम 5 में , आश्रित शब्द के बदले पति /पत्नी शब्द प्रतिस्थापित किया जाए । 
4 . ( क ) उक्त विनियम में विनियम 7 ( ग ) में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी शब्दों के बाद आवेदन पत्र प्राप्त करने के 2 महीने 
के बाद शब्द शामिल किया जाए । 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 (1)] 


TWITTEET . . . LILL 


DI 


( ख ) विनियम 7 ( घ ) में " 2 रुपये साधारण शुल्क के बाद ( दो रुपये मात्र ) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी से सिफारिश प्राप्त 
करने के 2 महीने के अन्दर " शब्द को शामिल किया जाए । 
5. Ofafcitur 8 ( 9 ) 371472 39 4 xfremta 41 VICT 
6. for forensen ( 7 ) Taraf T * * 7 Pita fore E fH features 

( 97. F . ST - 12016 /14 /99 - 4 . $- 1 ] 

# . 79 , fara 


पाद टिप्पणी : ( 1 ) मूल कोचीन पत्तन न्यास ( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदायी बाहरी एवं भीतरी चिकित्सा सुविधाएं ) विनियम , 1991 दिनांक 

21 - 6 - 91 T HET STETYR 74147 HI, . fì , 313 ( 37) TTy fir 9541 RU 
(2 ) HP faffryn R . I. . , 595 ( 37 ) fari 14 - 10 - 97 fra 1741 797 ) 

MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st June, 2001 
G . S .R . 442 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub - Section (i) of Section 124 , read with Şub -section (i) of 
Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 ( 38 of 1963), the CentralGovernment hereby approves the Cochin Port Trust 
Employees (Contributory Outdoor and IndoorMedical Benefits afterRetirement) Amendment Regulation , 2001 made by 
the Board of Trustees of the Port Cochin Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification. 
2 . The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of theMajor Port Trust Act, 1963 ( 38 of 1963 ) the Cochin Port 
Trust hereby makes the following amendments to the Cochin Port Trust Employees ( Contributory Outdoor and Indoor 
Medical Benefit after Retirement) Regulation , 1991 . 

COCHIN PORT TRUST EMPLOYEES (CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFITS 
AFTER RETIREMENT) AMENDMENT REGULATIONS 2001. 
L (a ) These Regulationsmay be called the Cochin Port Trust Employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical 
Bacfits afterRetirement) AmendmentRegulations, 2001 . 

(b ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of India . 
2 In Regulation 4 of the COPTE (Contributory Outdoorand Indoor Medical Benefits after Retirement) Regulations, 1991 
(herein after called the said Regulations) the proviso shall be substituted namely : 

Provided that no person who is covered by Medical benefit schemes like CS (MA ) Rules , CGHS and ESI shall be 
allowed to enjoy the benefits under these Regulations. 
3 . In the said Regulations, in Regulation 5 the word " dependent" occurring in second sentence shall be substituted by 
the word " spouse" . 
4 (a ) In the said Regulations, in Regulation 7 (c ) after the words Financial Adviser and Chicf Accounts Officer, the 
words " within a poriod of 2 months of receipt of application " shall be inserted . 

b ) In Regulation 7 (d ) after the words " a nominal fee of Rs. 2/- (Rupees two only )” the words “ within a period of 2 
months of the receipt of the recommendation from the Financial Adviser and Chief Accounts Officer” shall be inserted . 
5 . In the said Rogulation , in regulation 8 (g ) the figure " 2" shall be substituted by the figure " 4 " . 
6 . In the said Regulations in the proforma C referred to in Regulation 7 (d ) a column inscribing " space for photograph" 
xball be inserted . 

F. No. PR -12016/ 14/99-PE - IJ 

K . V RAO , Jt. Secy. 


Foat Nete : (1) The Cochin Port Trust Employees (Contributory Outdoor and IndoorMedical Benefit after Retirement) 

Regulation, 1991 was published in the Gazette of India vide GSR No. 313(E ) dated 21-6 - 1991. 
2 ) The amendment was published vide GSR No. 395 (E ) datod 14 - 10 -97. 


Printed by the Managør, Govt. of India Prou , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 


. 


